. 


. 


१ 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

7 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 78 राँची, बुधवार 

26 फरवरी , 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- 


अधिसूचना 
25 फरवरी, 2014 


संख्या-7/ विविध- 1222 / 2013 का.-1944-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री हुलास चैधरी , अवर 
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची को झारखंड सेवा संहिता के नियम - 74 एवं वित्त 
विभागीय ज्ञापांक पी0सी0 2-9- 8/78/ 6190 एफ , दिनांक 27 अप्रैल, 1979 के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 
28 फरवरी, 2014 ( अपराहन ) के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


योगेन्द्र दूबे , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 78 _ 50 | 


